रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 1 , 2018 / फाल्गुन 10 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 1, 2018 /PHALGUNA 10 , 1939 


सं. 793 ] 
No. 793 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मार्च 2018 
का . आ . 896( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप- धारा 
( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ ( 2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को 
राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है । 

उक्त राजमार्गों, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में 
यथा -निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम 
की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा । 

तालिका 
क्र . सं . 

नई राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण 
| संख्या 

| ( 2 ) 
499 338 

तमिलनाडु में मेलुर के निकट रारा - 38 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
तिरुप्पथुर के निकट रारा - 36 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
500 | 136बी 

तमिलनाडु में कुंबकोणम के निकट रारा - 36 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
और सिरकाझी के निकट रारा - 32 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
501 179बी 

तमिलनाडु में हारुर के निकट रारा – 179ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
और तांबरम के निकट रारा - 32 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 
राजमार्ग । 


( 1 ) 


1181 GI/2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


503 


502 132बी 

तमिलनाडु में चेंगलपटू के निकट रारा - 32 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 
और कांचीपुरम के निकट रारा - 48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
179डी 

तमिलनाडु में सेम्मबाड़ी के निकट रारा - 179बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 

होकर और चेटपेट पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
504 332ए 

तमिलनाडु में पुदुच्चेरी के निकट रारा - 32 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर 

और मल्लापुरम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
505 844 

तमिलनाडु में होसुर के निकट रारा - 44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
अदियामनकोट्टई के निकट रारा - 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला 

राजमार्ग । 
506 

तमिलनाडु में थाचुर के निकट रारा - 16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और 
आंध्र प्रदेश में चित्तूर के निकट रारा - 40 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने 
वाला राजमार्ग । 

[ फा . सं . एनएच- 14012/ 04/ 2016 - पी ऐंड एम ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
पाद टिप्पण: - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) की अनुसूची , भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल , 

2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . आ . 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की 
गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं . का . आ . 646( अ), दिनांकित 26. 02. 2018 द्वारा किया गया 
था । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st March , 2018 
S . O . 896 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 2 of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ), the CentralGovernment hereby declares each of the highways specified in columns ( 2 ) and ( 3) of 
the Table below to be a national highway . 

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the 
said Act with the new serial numbers , the new national highways numbers and the description of the national highways 
thereof, as indicated in columns ( 1), ( 2 ) and (3 ) respectively , of the said Table . 


Description of National Highways 


Sr. No | New National 

Highway No. 
( 1 ) 

( 2 ) 

338 
499 


( 3 ) 
The highway starting from its junction with NH - 38 near Melur and terminating at its 
junction with NH - 36 near Tiruppathur in the state of Tamil Nadu . 
The highway starting from its junction with NH - 36 near Kumbakonam and terminating at 
its junction with NH - 32 near Sirkazhi in the state of Tamil Nadu . 


136B 


500 


179B 


501 


132B 


502 


The highway starting from its junction with NH - 179A near Harur and terminating at its 
junction with NH - 32 near Tambaram in the state of Tamil Nadu . 
The highway starting from its junction with NH - 32 near Chengalpattu and terminating at its 
junction with NH -48 near Kanchipuram in the state of Tamil Nadu . 
The Highway starting from its junction with NH - 179B near Semmambadi and terminating 
at Chetpet in the state of Tamil Nadu . 
The highway starting from its junction with NH - 32 near Puduchcheri and terminating at 
Mamallapuram in the state of Tamil Nadu . 


179D 


503 


332A 


504 


[ भाग II - खण्ड 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Description of National Highways 


Sr. No | New National 

Highway No. 
( 1 ) 

844 
505 


( 3 ) 
The highway starting from its junction with NH -44 near Hosur and terminating at its 
junction with NH - 44 near Adiyamankottai in state of Tamil Nadu . 


716B 


506 


The highway starting from its junction with NH - 16 near Thachur in the state of Tamil Nadu 
and terminating at its junction with NH -40 near Chittoor in the state of Andhra Pradesh . 


[ F. No . NH -14012/ 04/ 2016 - P & M ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 
The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) was substituted vide notification number 
S . O . 689 ( E ), dated 4th April , 2011 publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and 
subsequently amended vide notifications number S . O . 646( E), dated 26. 02. 2018. 


Foot note : 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मार्च 2018 
का . आ . 897 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की धारा 2 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-II , खंड- 3, उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित 
अधिसूचना सं . का . आ . 689 ( अ ), दिनांकित 4 अप्रैल , 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है , नामत : 

उक्त अनुसूची में , क्रम सं . 423 और 407 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 


नामत : 


तालिका 


क्र . सं . 


| नई रारा सं . 


| राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण 


| (1) 


( 2) 


( 3 ) 


423 


785वि . 


तमिलनाडु राज्य में रारा -85 के निकट मदुरै में पांडियन होटल जंक्शन से प्रारंभ 
होकर नगानागुलम , अय्यार, बंगला , वूमाचीकुलम , वेम्बरली, वातीपट्टी, चत्तिरापट्टी, 
चिन्नापट्टी, नट्टम को जोड़ते हुए और तोवरनकुरिच्ची के निकट रारा - 38 के साथ 
अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 
तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल के निकट रारा -83 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ 
होकर कोसावपट्टी , सनारपट्टी, गोपालपट्टी , नाथम , समुतिरापट्टी, कोट्टमपट्टी , 
तिरुप्पथुर को जोड़ते हुए और करईकुडी के निकट रारा - 536 के साथ अपने जंक्शन 
पर समाप्त होने वाला राजमार्ग । 


407 


383वि . 


पाद टिप्पण: - 


[ फा . सं. एनएच-14012/ 04/ 2016-पी ऐंड एम ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की अनुसूची , भारत के राजपत्र में प्रकाशित की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 689 ( अ), दिनांकित 4 अप्रैल , 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं . का . आ . 
646 ( अ), दिनांकित 13. 02. 2018 द्वारा किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


NOTIFICATION 
S .O . 897 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 2 of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 , the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub Section (ii ) vide number S . O . 689(E ) dated the 4th April , 
2011, namely : 

In the Schedule , for serial number 423 and 407 and entries relating thereto , the following shall be substituted 
namely: 


Sr. 


Description of National Highways 


No 


New 
National 
Highway 

No . 
(2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


423 


785 Extn 


The highway starting from Pandian Hotel Junction in Madurai near NH - 85 connecting 
Naganagulam , Ayyar , Bungalow , Oomachikulam , Vembarali, Vathipatti, Chatthirapatti , 
Chinnapatti , Nattam and terminating at its junction with NH - 38 near Tovarankurichchi in 
the State of Tamil Nadu. 
The highway starting from its junction with NH -83 near Dindigul connecting Kosavapatti, 
Sanarpatti , Gopalpatti, Natham , Samuthirapatti, Kottampatti, Tiruppathur and terminating 
at its junction with NH -536 near Karaikkudi in the State of Tamil Nadu . 


407 


383 Extn 


[F . No. NH - 14012/04 /2016 -P & M ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 
The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) was substituted vide notification number 
S . O .689 ( E ), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India , dated the 4th April , 2011 and 
subsequently amended vide notifications number S . O .646 ( E ), dated 13.02 .2018 . 


Footnote : — 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .03.06 
20 : 10 :39 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


Uploaded by be a parent 


compare and some 


kinderen met de bela 106 


